निबंधन संख्या पी0टी0 -40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 100 ) 


8 चैत्र 1933 ( AO ) 
पटना, मंगलवार, 29 मार्च 2011 


वित्त विभाग 


- - - - - 


- 


अधिसूचना 

25 मार्च 2011 
सं . एम. 4- 28 / 07 ( खंड - II) 2673 / वि (2) — श्री रामानन्द झा, संयुक्त सचिव, समाज कल्याण विभाग को 
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग का आन्तरिक वित्तीय सलाहकार नियुक्त किया जाता है । 

2. वित्त विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत अधिसूचना को इस हद तक संशोधित समझा जाय । 
आदेश: — आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को राजकीय गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया 
जाय एवं इसकी प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ भेज दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

कमलेश नारायण पाठक , 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 100 -571 +25- डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic . in 


